निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


__ 15 फाल्गुन 1930 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 6 मार्च 2009 


( संo पटना 61 ) 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- - - - - - - 


अधिसूचना 

3 मार्च 2009 
संख्या -वि०स०वि० - 05/ 2009 - 530 - वि०स० - - " बिहार सहकारी सोसाईटी ( संशोधन ) विधेयक , 2009 ", जो 
बिहार विधान - सभा में दिनांक 03 मार्च, 2009 को पुरःस्थापित हुआ था , बिहार विधान - सभा की प्रक्रिया तथा कार्य 
संचालन नियमावली के नियम 116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है । 

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, 

सचिव , 
बिहार विधान सभा, पटना। 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 6 मार्च 2009 


[विधेयक संख्या - 05/2009 ] 
बिहार सहकारी सोसाइटी ( संशोधन ) विधेयक , 2009 
बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के संशोधन के लिए विधेयक 
प्रस्तावना - चूँकि , यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि वह अधिसूचित सहकारी सोसाइटी, जिसे बिहार 
के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है का निर्वाचन प्राधिकार जिसे इस अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी 
सोसाइटी के प्रबन्ध समिति के निर्वाचन के संचालन के लिए बनाया गया हो के द्वारा संचालित होगा, ताकि इन्हें 
प्रजातांत्रिक रूप से अति सुशासित और निर्वाचन की प्रक्रिया को अतिपारदर्शी बनाया जा सके । 

तथा चकि यह बाध्यकारी है कि अधिसचित सहारी सोसाइटी का निर्वाचन अधिसचना की तिथि से छह 
माह के अन्दर प्राधिकार से कराया जाएगा और जिसका विस्तार अगले छह माह तक किया जा सकेगा को कतिपय 
कारणों यथा पैक्सों के पूनर्गठन की प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं अराजपत्रित कर्मचारी के हड़ताल के कारण मतदाता 
सूची के निर्माण में विलम्ब होने के कारण पूरा नहीं किया जा सका है । इसके अतिरिक्त सम्भावित लोक सभा का 
चुनाव , जिसकी प्रक्रिया मई , 2009 में पूर्ण होना सम्भावित है , के कारण निर्धारित अवधि में चुनाव सम्पादित कराया 
जाना सम्भव नहीं हो सकेगा । 

तथा चूँकि अधिसूचित सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन , प्राधिकार से कराने हेतु और समय की आवश्यकता 


है । 


तथा चूँकि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 में इस प्रायोजनार्थ संशोधन करना आवश्यक है; 
भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित 


हो : 


1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारम्भ । – (1 ) यह अधिनियम बिहार सहकारी सोसाइटी ( संशोधन ) अधिनियम , 
2009 कहा जा सकेगा । 

( 2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3) यह तुरत प्रवृत्त होगा । 

2. बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1935 की धारा - 14क का प्रतिस्थापन । - इस अधिनियम की 
धारा - 14क की " उप - धारा (3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा : 

" इस अधिनियम की धारा -14 की उप - धारा (9) तत्सम्बन्धित अधीन नियमावली एवं निबंधित सोसाइटी 

के उप - विधियां के प्रावधान के होते हुए भी सहकारी सोसाइटी के वर्ग या वर्गों के प्रबन्ध समिति 
का निर्वाचन इस धारा की अधिसूचित उप - धारा (1) के तहत् प्रथम अधिसूचना की तिथि से छह 
माह के अन्दर होगा, और जिसे ऐसी अधिसूचना के राजकीय गजट में प्रथम प्रकाशन की तिथि 
से अनधिक दो वर्षों तक उपयुक्त कारणों के साथ , प्रत्येक छह माह के लिए विस्तारित किया जा 
सकेगा । 


बिहार गजट , ( असाधारण) , 6 मार्च 2009 


उद्देश्य एवं हेतु 
राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1935 की धारा 14क के तहत् 
राजकीय गजट में अधिसूचित सहकारी सोसाइटी के वर्ग या वर्गों की प्रबन्ध समिति का निर्वाचन बिहार राज्य 
निर्वाचन प्राधिकार द्वारा संचालित कराया जाए । 

चूँकि , यह बाध्यकारी है कि उक्त अधिनियम की धारा 14क की उप - धारा (3) के तहत् अधिसूचित 
सहकारी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति का निर्वाचन अधिसूचना की तिथि से छह माह के अन्दर होना है और इसे 
अगले छह माह तक विस्तारित किया जा सकता है । 

सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या 2564 दिनांक 01.05. 2008 से निर्गत पत्र, जिसे राजकीय गजट में 
दिनांक 07 .05.08 को प्रकाशित किया गया है, में अधिसूचित सहकारी सोसाइटी का ब्योरा है, जिसकी प्रबन्ध समिति 
का निर्वाचन अधिसूचना की तिथि 07.05. 2008 से छह माह के अन्दर पूर्ण हो जाना था । पुनः विभागीय अधिसूचना 
संख्या 7030 दिनांक 31. 10.08 के द्वारा इसे अगले छह माह के लिये अवधि विस्तारित किया गया है । उक्त 
विस्तारित अवधि दिनांक 06.05. 2009 को समाप्त हो रहा है । 

अपरिहार्य कारणों यथा , पैक्सों के पुनर्गठन की प्रक्रिया में अधिक समय लग जाने , अराजपत्रित कर्मचारियों 
के हड़ताल के कारण मतदाता सूची निर्माण में विलम्ब होना एवं आगामी लोक सभा निर्वाचन , 2009, जिसकी प्रक्रिया 
मई, 2009 में पूर्ण होना सम्भावित है, के कारण निर्धारित अवधि में उक्त समिति का निर्वाचन कराया जाना सम्भव 
नहीं हो सकेगा, 

तथा चूँकि , अधिसूचित सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन, प्राधिकार से कराने में और समय की आवश्यकता 


बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1935 में उपर्युक्त के प्रयोजनार्थ प्रावधान करना ही इस विधेयक का 
उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ठ है । 

(गिरिराज सिंह ) 


भारधारक सदस्य 


पटना, 
दिनांक - 03 मार्च, 2009 


सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा 

सचिव , 
बिहार विधान - सभा 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 61 -571 + 6-डी0टी0पी0 । 


